पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09/ 2013- 2015. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2- 22- छत्तीसगढ़ 
गजट | 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


पण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 472 ] 


रायपुर, बुधवार , दिनांक 31 जुलाई 2019 - श्रावण 9, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 30 जुलाई 2019 

अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 9 / 10. - सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06.07.2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को 
सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला जांजगीर - चांपा छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि 
साख सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 


अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा , प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को 
पुनर्गठित करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी 
सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019" जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

पी . एस . सर्पराज, उप - सचिव, 


943 


944 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2019 


जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 


यह योजना "जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 
पुनर्गठन योजना, 2019 कहलाएगी । 
यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाषित होने की तिथि से प्रभावषील होगी । 
यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जांजगीर - चांपा की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी 
सोसाइटियों के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 


02 . 


परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: 


#ELECRED 


" अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र . 17 सन् 1961 ) । 
"नियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 । 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
"प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 
के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
"बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर । 
" रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है , सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम, 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 


. 


पुनर्गठन की रीति : 


( क ) 


किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 
किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके, या 
किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 
रीतियों से किया जायेगा । 


04 . 


पुनर्गठन : - नियत तिथि से - 


" अनुसूची - एक " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4 ) 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) में 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 
उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
" अनुसूची - तीन " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम ( 4 ) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 
कॉलम ( 5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2019 


944 ( 1 ) 


new 


- 


- 


05. 


पुनर्गठन की प्रक्रिया : 


इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 
दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 
इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों । 
( दो ) सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 

1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
(तीन ) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 

पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छ :) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
( सात ) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो , जहां पर गोदाम , अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन, उपान्तरण , संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 
तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे 


पाच) 


06 . 


सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 


( क ) 


( ख ) 


प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 
सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 
सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून , 2019 की स्थिति में सदस्यों 
पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 


07. 


रजिस्ट्रेशन / निरसन : 


इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 
उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश, प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे , जो अधिनियम की धारा 
9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 
होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


944 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2019 


08 . 


प्रबन्ध : 


योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 
निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए , उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी , परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व , प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 
गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 


09. 


कर्मचारीवृन्द : 


( क ) 


नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 
हो जाएंगे । 


अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 


( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 
अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 


11. 


12. 


आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 
आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो , यह और भी कि 
रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा , जैसा कि वह आवश्यक समझे । 


संलग्न : 


अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2019 


944 ( 3 ) 


जिला जांजगीर - चांपा, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुर्नगठन योजना, 2019 


अनुसूची - एक 


क . । 


विद्यमान सोसायटी जो 

प्रभावित है 
( प्रभावित सोसायटी ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित 

क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


4 


पहरिया 


सरखों 
| 2 | महंत 

सिवनी 


करमंदी 
चौराभांठा 
कन्हाईबंद 


धुरकोट 


पिथमपुर 
धाराशिव 
पेण्ड्री 
बैजलपुर 
बनारी 
कुथुर 
दहिदा 
उदईबंद 
कुरदा 


पिसौद 
पहरिया 
कुटरा 
महंत 
जांजगीर 
अमोदा 
अमोदा 
बोड़सरा 
जांजगीर 
जांजगीर 
बम्हनीडीह 
सारागांव 
सारागांव 


11 


12 


धुरकोट 
खोखरा 
जांजगीर 
| पहरिया 
बोडसरा 

कुटरा 
10 अमोदा 

पिसौद 
| सिवनी 
13 | सोंठी 

चाम्पा 
कुम्हारीकला 
सारागॉव 
कमरीद 
मड़वा 

बम्हनीडीह 
20 करनौद 

चोरिया 
कोटमी 
करूमहू 


पुंछेली 


14 


चाम्पा, जगदल्ला 
अमरूवा 
सारागांव 
कोसमंदा 
घुठिया 


झर्रा 


मड़वा 
सोंठी 
चोरिया 
बम्हनीडीह 
करनौद 
पोंड़ी दल्हा 
कोटगढ़ 
तिलई 
अकलतरा 
पोंडी दल्हा 
करूमहू 
कोटमी सोनार 
अकलतरा 
अकलतरा 


किरारी 


बरकुट 
परसापाली 
झिरिया , मधुवा 
कल्याणपुर 
अमरताल , गढ़ोला 
लिलवाडीह, खिसोरा 
परसाही नाला 
कल्याणपुर 
सोनादुला 
रोगदा 
अकलतरा 
आरसमेटा 
लिलवाडीह 
महमंदपुर, बरगंवा, खटोला 


कोटगढ़ 


27 


26 | पोंडी 

तरौद 
28 अकलतरा 
29 | नरियरा 


मुलमुला 
अकलतरा 
कोटगढ़ 


30 


| 


कापन 


- 


- 


944 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 31 जुलाई 2019 


___ 1 


मुरलीकांजी 


कापन 


31 | तिलई 
32 | खैजा 


कण्डरा 


जर्वे 


खिसोरा 


जावलपुर 


कुरमा 
खारी 


बक्सरा 


कोरबी 


| बलौदा 


बक्सरा 
बलौदा 
बलौदा 
जावलपुर 
बलौदा 
भैंसतरा 
भैंसतरा 
कोटगढ़ 
कोसला 


झर्राडीह 
झर्राडीह, भिलाई 
बरभांठा 
जुनाडीह 
खोहा 
बेलदिया डीह 
कटनायी 
बनाहिल 
कोसीर 
बारगांव 
बिलारी 
बुंदेला 
पेण्ड्री 
धनगांव 


ससहा 


महुदा 

जर्वे 
39 | जावलपुर 
40 भैसतरा 
41 पकरिया 
42 | भिलौनी 
43 मेंउ 
44 | राहौद 

मेंहदी 
कोसला 

ससहा 
| 48 _ रसौटा 
49 | 

भैंसों 
50 लगरा 

कोडाभाट 


पामगढ 


46 / 


ससहा 
मेउ 
मेहंदी 
भिलौनी 
राहौद 


47 | सतत 


महका 


लगरा 


51 


पामगढ़ 
रसौटा 
मेऊ 


52 


पामगढ 


सेमरिया 
पचरी 
मुड़पार 
चेऊडीह 
नंदेली, कोनार, तावनडीह , 
मस्तुरीडीह 
सेमरिया 
बोरसी 
रोगदा 


| मुलमुला 


कोसा 


54 | 


कोसा 


कोसा 


मिसदा 


कोहका 
कांसा, कोटिया , कामता 


गीधा , 


कोसा 
55 | जेवरा 
56 | तनौद 535 
57 | केरा 1275 
58 | लोहर्सी 1301 
59 | शिवरीना. 56 
60 | सलखन 
61 | तुलसी 
62 / सेमरा 
63 | सिउड़ 

नवागढ़ 

सकरेली 
66 | सोठी 
67 | किरारी 
68 | 

झालरौंदा 
___ 69 | अड़भार 


उदयभांठा 
तेंदुआ 
ठाकुरदिया 
पीपरा 
सरवानी 
टेमर 


केरा 
शिवरीनारायण 
राहौद 
राहौद 
सेमरा 
सेमरा 
तुलसी 
नवागढ़ 
सिउड 
किरारी 
सक्ती 
सोंठी 
किरारी 


जुनवानी 


। 


रायपुरा 
टिमानी, बुंदेली 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2019 


944 ( 5 ) 


- 


- 
- 


me 


- 


- 


२ 


सोंठी 
पोरथा 


70 | पोरथा 
71 || बरपाली 
72 | पतेरापाली 
73 रगजा 
74 | 

जर्वे 


अडभार 


बरपाली 
रगजा 


3 
सपनाईपाली, लिमतरा 
नवागांव, बुड़नपुर 
मोहगांव, जामपाली 
जगरा, रतनपाली 
धनपुर, गुड़वा 
डिक्सी, नौरंगपुर 
गढगोढी, कादानार 
सोनियापाठ 
झिका, 
लहंगा, पलाडीखुर्द 
खम्हरिया , हनुमंता, 


75 || सकर्रा 
76 || सक्ती 
77 सरहर 

गिधौरी 


78 | 


पतेरापाली 
जर्वे 
सारागांव 
बाराद्वार 
गिधौरी 
बाराद्वार 
कडारी 
दर्राभाठा 
डुमरपारा 
कडारी 


बाराद्वार 
कड़ारी 
ठठारी 


80 | 


81 


| 82 | भोथिय 


ठुठी 
सलनी 


डभरा 


86 


दर्राभाठा 

डुमरपारा 
85 सिरियागढ़ 

देवरघटा 
फरसवानी 

डभरा 
89 | धुरकोट 
90 किरारी 
91 कोटमी 

बड़ेकटेकोनी 
पुटीडीह 
फगुरम 
बघौद 
सपोस 
अमलडीहा 
चन्द्रपुर 

आमगांव 
100 जैजेपुर 
101 ओडेकेरा 


फगुरम 
सिरियागढ़ 
पुटीडीह 
बघौद 
सपोस 
किरारी 
कोटमी 
सपोस 


92 


अडभार 
सपोस 
अमलडीहा 


तलवा 
जेठा, लवसरा 
कुसुमझर , खुरघटटी 
सिघितराई, बेनीपाली 
खैरा, लटीयाडीह 
उपनी, रामभाठा 
खैरमुडा, डुमरपाली 
भजपुर, गाडामोर 
छुछुभाठा, सराईपाली 
धौराभाठा, ठाकुरपाली 
छवारीपाली, जवाली, पुरैना 
तुलसीडीह, हरदी 
गिरगिरा, बंधनीपाली, खैरा 
सुरसी, मुक्ता 
भैंसामुहान , हरदी 
चंदली, बरहागुड़ा 
करीभांवर, पथर्रा 
जैजेपुर 
गाडामोर 
कुटराबोड, छिर्राडीह , बहेराडीह 
पाडरहरदी, नंदेली, हरदी 
अरसिया 
परसाडीह, सेन्दरी 
डोमोडीह 
घोडाडिपा 
करमनडीह 
बेलादुला 
बोरसी 
करही 


99 


चन्द्रपुर 
सपोस 
ओडेकेरा 
जैजेपुर 
जैजेपुर 
ओडेकेरा । 
आमगांव 


102 


तुषार 


जैजेपुर 


- 


103 | मुक्ता 


ओडेकेरा 
धिवरा 
कैथा 


तुषार 


104 खजुरानी 
105 | कचंदा 
106 तालदेवरी 
107 | घिवरा 


तुषार 
घिवरा 
तालदेवरी 


944 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 31 जुलाई 2019 


- 


- 


- 


4 


मलहाडीह 
गुडरूकला 
अमोदा, परसदा 
झरप, नगाड़ीडीह 
बड़े रबेली, अमेराडीह 
सोनादुला , कटारी 
बड़े पाडरमुड़ा, संजारी 
कनाईडीह, चारपारा 
जमगहन , बीरभांठा 


| 108 बिर्रा 
109 | देवरघटा 
110 हसौद 
111 

कैथा 
112 पिहरीद 

पोता 
114 | चरौदा 
115 | सिंघरा 
116 मालखरौदा 
117 आमनदुला 
118 | बड़ेसीपत 
119 | नरियरा 
120 छपोरा 
121 - घोघरी 


113 


घिवरा 
कैथा 
देवरघटा 
हसौद 
सिंघरा 
चरौदा 
पोता 
चरौदा 
सिंघरा 
सकर्रा 
आमनदुला 
घोघरी 
नरियरा 
छपोरा 


चंदेला 


पिरदा 
रनपौटा, मिरौनी 
माहुलदीप, भेडीकोना 
बासीन 


अनुसूची - दो 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित सोसायटी ) 


नवीन सोसायटी 


नाम ) 


___ 


_ 


शिवरीनारायण 


गोधना 


गोधना, कुकदा, नेगुरडीह, कोटिया, कांसा 


2 | सकर्रा 


मोंहदीकला 


मोहंदीकला, नौरंगपुर, मोहंदीखुर्द, डिक्सी , 
मन्द्रागोड़ी, बसंतपुर,, गोरखापाली 


अनुसूची - तीन 


क्र . 


। 


विद्यमान सोसायटी 

जो प्रभावित है 
( प्रभावित क्षेत्र ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


नवीन सोसाइटी 
जिसमें अपवर्जित 

क्षेत्र जुड़ा है 


शिवरीनारायण 


गोधना, कुकदा, नेगुरडीह , 
कोटिया, कांसा 


शिवरीनारायण 


गोधना 


सकर्रा 


मोहंदीकला, नौरंगपुर, 
मोहंदीखुर्द, डिक्सी, मन्द्रागोड़ी, सकर्रा 
बसंतपुर , गोरखापाली 


मोहदीकला 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , अटल नगर रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019 . 


